निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 कार्तिक 1941 ( श ० ) 
( सं ० पटना 1243 ) पटना , सोमवार , 11 नवम्बर 


2019 


सं ० 1 / सी01-11 / 2019 गृ ० आ०-6506 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


प्रेषक . 


रंजन कुमार सिन्हा, 
सरकार के अपर सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले० एवं ह0 ), 
बिहार, पटना । 

पटना, दिनांक 08 अगस्त , 2019 
राज्य में वर्तमान में कार्यरत प्रक्षेत्रों की व्यवस्था को समाप्त कर पुलिस क्षेत्रों के पुनर्गठन के 
फलस्वरूप आवश्यक पुलिस महानिरीक्षक के दो गैर संवर्गीय पद एवं पुलिस उप - महानिरीक्षक का 
एक गैर - संवर्गीय पद अर्थात् कुल -03 (तीन ) पदों के सृजन के संबंध में 


विषयः 


- 


आदेश : 

स्वीकृत । 
2. पुलिस जिम्मेवारियों में उत्तरोत्तर वृद्धि को दृष्टिपथ में रखते हुए पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस उप - महानिरीक्षक के 
कार्यालयों की व्यवस्था एवं औचित्य पर विचार किया गया । प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक एवं क्षेत्रीय पुलिस 
उप - महानिरीक्षक दोनों के द्वारा जिला पुलिस एवं पुलिस अधीक्षक को स्थानीय मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ उनके 
कार्यों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाता है । वस्तुतः दोनों ही पद पुलिस अधीक्षक के उपर प्रशासनिक नियंत्रण एवं 
पर्यवेक्षण से संबंधित है । आदेश श्रृंखला के दृष्टिकोण से इस व्यवस्था से कार्यों का दुहराव होता है । आदेश श्रृंखला को 
प्रभावी, कारगर एवं सुगम बनाने के उदेश्य से यह आवश्यकता महसूस की गई कि प्रक्षेत्रों की व्यवस्था को समाप्त करते 
हुए वर्तमान क्षेत्रों को पुर्नगठित किया जाय । इस उदेश्य से क्षेत्रों को पुनर्गठित करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 
बड़े एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी एवं अन्य क्षेत्रों में पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के 
पदाधिकारी को पदस्थापित किया जाय । 
3. उक्त निर्णय के फलस्वरूप पूर्व से कार्यरत मगध क्षेत्र, गया एवं पूर्णिया क्षेत्र, पूर्णिया में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के 
पदाधिकारियों को पदस्थापित किया जाना है । अन्य बड़े एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए पूर्व से पुलिस महानिरीक्षक स्तर के 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 नवम्बर 2019 


पदाधिकारी के पद उपलब्ध है । साथ ही पुनर्गठन के फलस्वरूप बेगूसराय क्षेत्र, बेगूसराय का एक नया क्षेत्र गठित किया 
गया है, जिसमें पुलिस उप - महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को पदस्थापित किया जाना है । 

उक्त के आलोक में मगध क्षेत्र गया एंव पूर्णिया क्षेत्र, पूर्णिया के लिए एक - एक कुल दो पुलिस महानिरीक्षक 
के गैर - संवर्गीय पद तथा बेगूसराय क्षेत्र, बेगूसराय के लिए पुलिस उप - महानिरीक्षक का एक गैर - संवर्गीय पद सृजित 
किया जाना है । पुनर्गठन के फलस्वरूप अन्य क्षेत्रों के लिए पुलिस महानिरीक्षक अथवा पुलिस उप - महानिरीक्षक का 
संवर्गीय पद पूर्व से उपलब्ध हैं । 
4. अतः राज्य में वर्तमान में कार्यरत प्रक्षेत्रों की व्यवस्था को समाप्त कर पुलिस क्षेत्रों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 
आवश्यक पुलिस महानिरीक्षक के दो गैर - संवर्गीय पद ( पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया एवं पुलिस महानिरीक्षक, 
पूर्णिया क्षेत्र, पूर्णिया के लिए एक - एक पद ) एवं पुलिस उप -महानिरीक्षक , बेगूसराय क्षेत्र, बेगूसराय का एक गैर - संवर्गीय 
पद के सृजन का प्रस्ताव है । 
5. पुलिस महानिरीक्षक के दो गैर - संवर्गीय पद एवं पुलिस उप - महानिरीक्षक का एक गैर - संवर्गीय पद के सृजन पर 
अनुमानित वार्षिक व्यय कुल- 65,03,520 / -( कुल -पैंसठ लाख तीन हजार पाँच सौ बीस) रूपये मात्र है । 
6. उक्त राशि की निकासी मांग संख्या -22, मुख्य शीर्ष -2051, पुलिस, उप मुख्य शीर्ष -00 , लघु शीर्ष -001 -निदेशन और 
प्रशासन , उप शीर्ष - 0001- अधीक्षण, विपत्र कोड - 22- 2055000010001 से की जायगी । इस राशि के निकासी एवं 
व्ययन पदाधिकारी संबंधित क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप - महानिरीक्षक होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित 
जिला कोषागार से की जायगी । 
7. उपर्युक्त पद सृजन में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

रंजन कुमार सिन्हा, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1243-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


